रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


LAD 


-: 


ROO 


MER 


ETS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , फरवरी 19 , 2019 /माघ 30 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2019/MAGHA 30 , 1940 


सं . 788 ] 
No. 788 ] 


गृह मंत्रालय 

आदेश 
नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019 


का . आ . 912( अ ): - यतः केन्द्र सरकार की राय है कि असम राइफल्स अधिनियम , 2006 (2006 का 47) की धारा 162 की उप धारा 
(1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के लिए : 


(क ) बल के निम्नतम रैंक के सदस्यों के तत्समान रैंक का अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उक्त संहिता की 
धारा 41 के उप धारा (1) 47, 48, 49, 51, 53, 54 , 149, 150, 151 और 152 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए 
सशक्त है, 


( ख) बल के अधिकारी और अधिनस्थ अधिकारी के तत्समान या निम्नतर रैंक का अधिकारी उक्त संहिता के अधिन उसकी धारा 55 , 102, 
103 और 131 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त है, 

अतः, अब, असम राइफल्स अधिनियम , 2006 (2006 का 47) की धारा 162 की उप धारा (1) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उस उपधारा के खण्ड ( i ) और - खण्ड ( ii ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, 


(क ) बल का कोई भी सदस्य , इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड 
और मिजोरम राज्यों के सीवर्ती जिलों के भीतर दंण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उक्त संहिता की धारा 41 के उप धारा (1), 47, 48 , 
49, 51, 53 , 54 , 149, 150 , 151 और 152 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त है, 

( ख) बल का कोई भी अधिकारी या अधिनस्थ अधिकारी उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर , नागालैंड 
और मिजोरम राज्य के सीमांत जिले के भीतर उक्त संहिता की धारा 55, 102 , 103 और 131 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का 
निर्वहन कर सकेगा । 


[ फा . सं. 12011/ 1/ 3378784/ 2017/ पी.एफ . VI ] 

प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव ( प.) 


1119 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii )] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

ORDER 

New Delhi , the 19th February, 2019 
S .O . 912 ( E ). — Whereas the CentralGovernment is of the opinion that for the purposes specified in sub -section 
(1 ) of section 162 of the Assam Rifles Act , 2006 ( 47 of 2006), 


(a) an officer of the rank corresponding to that of the lowest rank of members of the Force is empowered under 
the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ), to exercise the powers and discharge the duties under sub -section ( 1) 
of section 41, sections 47, 48, 49, 51, 53, 54, 149 , 150, 151 and 152 of the said Code; 


(b ) an officer of the rank corresponding to or lower than that of officers and subordinate officers of the Force is 
empowered under the said Code to exercise the powers and discharge the duties under sections 55, 102 , 103 and 131 
thereof; 


___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of Section 162 of the Assam Rifles Act , 
2006 (47 of 2006 ), the CentralGovernment hereby directs that for the purposes referred to in sub - section (1 ) of the said 
section 162 ; 


(a ) any member of the Force may , within the local limits of the area comprised within the border districts of the 
States of Assam , Arunachal Pradesh , Manipur, Nagaland and Mizoram , exercise the powers and discharge the duties 
under sub - section ( 1) of section 41, sections 47, 48, 49, 51, 53, 54 , 149 , 150 , 151 and 152 of the Code of Criminal 
procedure, 1973 ( 2 of 1974]; 


(b ) any officer of the rank corresponding to or lower than that of officers and subordinate officers of the Force 
may, within the local limits of the area comprised within the border districts of the States of Assam , Arunachal Pradesh , 
Manipur, Nagaland and Mizoram , exercise the powers and discharge the duties under sections 55, 102, 103 and 131 of 
the said Code. 


[ F. No . 12011/1/3378784/2017/ PF- VI ] 


PRAVEEN KUMARSRIVASTAVA, Addl . Secy . ( P ) 


आदेश 
नई दिल्ली , 19 फरवरी , 2019 


का . आ . 913( अ ). - यतः केन्द्र सरकार की राय है कि असम राइफल्स अधिनियम , 2006 ( 2006 का 47) की धारा 162 की उप धारा 
(1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, बल के निम्नतम रैंक के सदस्यों के तत्समान रैंक का अधिकारी तथा अधिनस्थ अधिकारी विदेशी विषयक अधिनियम , 
1946 (1946 का 31) की धारा 11 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त है, 


अतः, अब, असम राइफल्स अधिनियम , 2006 ( 2006 का 47) की धारा 162 की उप धारा (1) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार निदेश देती है कि धारा 162 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बल के निम्नतम रैंक के सदस्यों के तत्समान रैंक का अधिकारी तथा 
अधिनस्थ अधिकारी असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम राज्य के सीमावर्ती जिलों के भीतर विदेशी विषयक अधिनियम , 1946 (1946 
का 3) की धारा 11 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा 

[ फा . सं. 12011/ 1 / 3378784/ 2017/ पी.एफ . VI ] 

प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव (पु.) 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ORDER 

New Delhi, the 19th February, 2019 
S .O . 913( E ). — Whereas the Central Government is of the opinion that for the purposes specified in sub -section 
( 1) of section 162 of the Assam Rifles Act , 2006 (47 of 2006 ), an officer of the rank corresponding to or lower than that 
of officers and subordinate officers of the Force is empowered to exercise the powers and discharge the duties under 
section 11 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 162 of the Assam Rifles Act, 
2006 (47 of 2006 ), the Central Government hereby directs that for the purposes referred to in sub -section ( 1) of section 
162 any officer of the rank corresponding to or lower than that of officers and subordinate officers of the Force may , 
within the local limits of the area comprised within the border districts of the States of Arunachal Pradesh , Manipur, 
Nagaland and Mizoram , exercise the powers and discharge the duties under section 11 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 
1946). 

[ E. No. 12011 /1/ 3378784/ 2017/ PF- VI ] 
PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA, Addl. Secy. (P ) 


आदेश 


नई दिल्ली , 19 फरवरी, 2019 


का . आ . 914( अ ). – जहाँ केन्द्र सरकार की राय है कि इस उद्देश्य के लिए असम राइफल्स अधिनियम 2006 ( 2006 की 47) की धारा 
162 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया हो , तब बल के समकक्ष अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारियों एवं उस अधिकारी से निचले रैंक के हैं , उन्हे 
पासपोर्ट ( भारत में प्रवेश ) अधिनियम 1920 (1920 की 34 ) की धारा 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने एवं कर्तव्यों का निर्वाह करने का अधिकार 
प्राप्त है । 


___ अतः अब असम राइफल्स अधिनियम 2006 ( 2006 की 47 ) की धारा 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने निर्देश 
दिया है कि धारा 162 की उपधारा (1 ) के प्रयोजन हेतु बल के किसी भी समकक्ष अधिकारी या अधिकारी रैंक से निचले अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी 
जो अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड एवं मिजोरम के सीमावर्ती जिलों वाले क्षेत्रों की स्थानीय सीमा के भीतर आते हैं वे पासपोर्ट (भारत में प्रवेश ) 
अधिनियम 1920 (1920 की 34 ) की धारा 4 के तहत शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं । 

[ फा . सं. 12011/ 1/ 3378784/ 2017/ पी. एफ. VI] 

प्रवीण कुमार श्रीवास्तव , अपर सचिव (पु.) 
ORDER 


New Delhi, the 19th February, 2019 


S .O . 914 ( E ). — Whereas the Central Government is of the opinion that for the purposes specified in sub - section 
( 1) of section 162 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006 ), an officer of the rank corresponding to or lower than that 
of officers and subordinate officers of the Force is empowered to exercise the powers and discharge the duties under 
section 4 of the Passport (Entry into India ) Act, 1920 (34 of 1920 ); 


___ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 162 of the Assam Rifles Act , 
2006 (47 of 2006 ), the Central Government hereby directs that for the purposes referred to in sub -section (1) of section 
162 any officer of the rank corresponding to or lower than that of officers and subordinate officers of the Force may , 
within the local limits of the area comprised within the border districts of the States of Arunachal Pradesh , Manipur , 
Nagaland and Mizoram , exercise the powers and discharge the duties under section 4 of the Passport ( Entry into India ) 
Act, 1920 ( 34 of 1920) . 

_ [ F. No. 12011/1/ 3378784/2017/ PF- VI] 
PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA, Addl. Secy. (P ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


आदेश 


नई दिल्ली , 19 फरवरी, 2019 


का . आ . 915( अ ). – जहाँ केन्द्र सरकार की राय है कि इस उद्देश्य के लिए असम राइफल्स अधिनियम 2006 ( 2006 की 47) की धारा 
162 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया हो , तब बल के समकक्ष अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारियों एवं उस अधिकारी से निचले रैंक के हैं , उन्हे 
पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 की 15) की धारा 13 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने एवं कर्तव्यों का निर्वाह करने का अधिकार प्राप्त है । 


अतः अब असम राइफल्स अधिनियम 2006 (2006 की 47) की धारा 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने निर्देश 
दिया है कि धारा 162 की उपधारा (1) के प्रयोजन हेतु बल के किसी भी समकक्ष अधिकारी या अधिकारी रैंक से निचले अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी 
जो अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर , नागालैण्ड एवं मिजोरम के सीमावर्ती जिलों वाले क्षेत्रों की स्थानीय सीमा के भीतर आते हैं वे पासपोर्ट अधिनियम 
1967 (1967 की 15) की धारा 13 के तहत शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं । 

[ फा . सं. 12011 / 1/ 3378784/ 2017/ पी .एफ . VI ] 

प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव ( पु.) 
ORDER 


New Delhi, the 19th February, 2019 


S . O . 915 ( E ). — Whereas the CentralGovernment is of the opinion that for the purposes specified in sub -section 
( 1) of section 162 of the Assam Rifles Act , 2006 (47 of 2006 ), an officer of the rank corresponding to or lower than that 
of officers and subordinate officers of the Force is empowered to exercise the powers and discharge the duties under 
section 13 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967); 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 162 of the Assam Rifles Act, 

, the Central Government hereby directs that for the purposes referred to in sub -section ( 1) of section 
162 any officer of the rank corresponding to or lower than that of officers and subordinate officers of the Force may, 
within the local limits of the area comprised in the border districts of the States of Arunachal Pradesh , Manipur, 
Nagaland and Mizoram , exercise the powers and discharge the duties under section 13 of the Passport Act , 1967 
(15 of 1967). 

[ F. No . 12011/ 1/ 3378784/ 2017/ PF- VI] 
PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA, Addl. Secy . (P ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . MANOL 

Digitally signed by 

MANOJ KUMAR VERMA 
KUMAR 

Date: 2019. 02. 20 
VERMA 

23:04:16 + 05 30 


